रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


. 


. 


11 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section3 - Sub -section(i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 323 ]] 
No. 323 ]] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 18, 2006 / आषाढ़ 27 , 1928 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18 , 2006 /ASADHA 27 , 1928 


HIH 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 जुलाई , 2006 
सा. का .नि . 428( अ). - चूंकि चाय बोर्ड ( सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्ते ) नियम, 1971 को संशोधित 
करने के लिए कतिपय नियमों का मसौदा चाय अधिनियम , 1953 ( 1953 का 29 ) की धारा 49 की उप - धारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार भारत के 
राजपत्र , असाधारण भाग 11 , खण्ड 3, उप - खण्ड (i ) में दिनांक 20 फरवरी , 2006 के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग ) , में भारत 
सरकार के सं. सा. का .नि . 72 ( अ ) के तहत प्रकाशित किया गया था और उन सभी व्यक्तियों जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी , से इस 
अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियों को जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालिस दिनों की अवधि के भीतर उनकी 
आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। 

और चूँकि उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ दिनांक 21 फरवरी , 2006 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी ; 
और चूँकि केन्द्र सरकार को जनता से कोई आपत्तियाँ या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 49 की उप - धारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) के साथ पठित चाय अधिनियम , 1953 ( 1953 का 29 ) 
की धारा 49 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा चाय बोर्ड ( सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की 
भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियमावली, 1971 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- 
1. (1 ) इन नियमों को चाय बोर्ड ( सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्ते ) संशोधन नियम , 2006 कहा 

जाएगा । 
( 2 ) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. चाय बोर्ड ( सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम, 1971 की अनुसूची में उपाध्यक्ष के पद से संबंधित 

क्रम सं. 1 के सामने : 
(i) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :- -- 

" 14,300 - 400-18,300 रूपये "; 
(ii ) कॉलम 10 में उल्लिखित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
____ 4 वर्षजिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है " 


2194 GI/ 2006 


2 


IN 


. . 


- 


- 


= = 


" 


" 


; 


: : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[Part 11 _ Sec . 3(1)] 
( iii ) कॉलम 11 में उल्लिखित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् : 

" 1. fea ,afura farm 
2. अपर सचिव, वाणिज्य विभाग 
3. संयुक्त सचिव , वाणिज्य विभाग 
4. 32H , Erg als " 

( 91. . - 49014 /1/2004 - ai ( 37 ) ] 

__ राहुल खुल्लर , अपर सचिव 
fcopus : m ine alfupra TE JETİN HA174 , 4ra hectare BFETETT H . HI.51. FA . 1023 arta 10 - 7- 1971 GTT 417 # 276197 
में प्रकाशित किए गए थे। 

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th July , 2006 
G . S .R . 428 ( E ). Whereas a draft of certain rules to amend the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service 
of Officers appointed by Government ) Rules , 1971 was published , as required by Sub -section ( 1) of Section 49 of the Tea 
Act, 1953 ( 29 of 1953 ), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 . Sub - Section (i), vide notification of the 
Governmentof India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce ) number G . S .R . 72 ( E ), dated the 
20th February, 2006 for inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 
forty - five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing the notification were made available to 
the public ; 

And whereas the copies of the said Gazette notification wasmade available to the public on 21st February. 2006 ; 
And whereas no objection or suggestion have been received from the public by the Central Government: 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of Section 49 of the Tea Act , 1953 ( 29 of 
1953), read with clause (d ) of Sub - section ( 2 ) of Section 49 of the said Act, the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed by Government) 
Rules , 1971, namely :-- 
1. (1) These Rules may be called the Tea Board ( Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed 

by Government) AmendinentRules, 2006 . 
(2) They shall come into force on the date of publication in the OfficialGazette. 

2. In the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed by Government) Rules, 1971, 
in the Schedule , against serial number 1 relating to the post of Deputy Chairman 

( in column 4 , for the entry, the following entry shall be substituted , namely :- .. 

" Rs. 14, 300 -400 - 18 ,300 " ; 
(ii) in column 10 , for the entry , the following entry shall be substituted , namely : 

" four years which may be extended by one year” ; 
(iii) in column 11, for the entry , the following entry shall be substituted ,namely : 

“ 1. Secretary, DepartmentofCommerce. 
2. Additional Secretary, Department of Commerce . 
3. Joint Secretary , Department of Commerce . 
4. Chairman , Tea Board." 

[F .No. T -490141/2004 -Plant ( A ) 

RAHUL KHULLAR , Addl. Secy : 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification of the Governmentof India in the Ministry 

of Commerce and Industry Number G . S. R . 1023 , dated 10 - 7 - 1971 . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


